रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 5 , 2019 / चैत्र 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5 , 2019 /CHAITRA 15 , 1941 


सं. 122 ] 
No . 122 ] 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 2019 
सं. भा . आ .प.- 18( 1)/ 2019- मेड./ 101877 . भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की 
धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड , “ स्नातकोत्तर 
चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 ” में पुन : संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित 
विनियम बनाती है, नामत : 
1. (i) ये विनियम , “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ( संशोधन ) विनियमावली, 2018" कहे जाएंगे । 

(ii ) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली , 2000 में , परिशिष्ट में , अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा के लिए 

स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता ) मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय अनुसूची में 
पाइंट संख्या 5 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 


क्र . सं . 


दाखिले के लिए अनुसूची 


केन्द्रीय काउंसलिंग 


राज्य काउंसलिंग 


अखिल | मानित + केन्द्रीय 
भारतीय कोटा संस्थान 


9 (i) | शैक्षिक सत्र का प्रारंभण 


1 मई 


3. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में , स्नातकोत्तर ( अति विशेषज्ञता) मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 

दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय अनुसूची में परिशिष्ट का फुट नोट निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : 


2035 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


टिप्प्णी : 1. 15 जून के पश्चात अनुमति प्राप्त संस्थानों/कालेजों/पाठ्यक्रमों पर , चालू शैक्षिक वर्ष के लिए 
दाखिले / सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 

डॉ . आर. के. वत्स , महासचिव , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 

[ fa51148 - 111/4 /3141./ 06 / 19 ] 
416 fauquft : Te falha atha : "Flotilede faracht foten af H10 , 2000" frica 7 37000 , 2000 
को भारत के राजपत्र के भाग III , खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 
03/03/ 2001, 06 / 10 / 2001, 16 /03/ 2005 , 23/03/ 2006 , 20 / 10/ 2008 , 25 /03/ 2009, 21/07/ 2009 , 17 / 11 /2009 , 
09 / 12 / 2009, 16 /04 /2010 , 08 / 12 / 2010 , 27 / 12 /2010 09/02 / 2012 , 27 /02/2012 , 28 /03 / 2012 , 17 /04 /2013 , 
01/02 / 2016 , 17 /06 /2016 ,08 /08 / 2016 , 31/01/ 2017 , 11/ 03 /2017 , 06 / 05 / 2017 , 27 /06 /2017 , 31 /07 /2017 , 
20 /02/ 2018 , 05 /04/2018 28 /01/2019 , 08 . 03 .2019 3 15 /03/2019 T 3TfTYCHTBTT J Baia Hefa 
किया गया था । 


BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th April, 2019 


No. MCI- 18 ( 1 )/ 2019 -Med ./ 101877 . — In exercise of powers conferred by Section 33 ofthe Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the 
Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “ Postgraduate Medical 
Education Regulations, 2000 .” namely: 


1. (i) 


These regulations may be called the “ Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 
2018 ” . 


( ii ) 


They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 


2 


In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 , in appendix the following shall be added 
after point no . 9 in the time Schedule for Completion of Admission Process for PG (Broad Specialty ) 
Medical Courses for All India Quota and State Quota: 


S .No. 


Schedule for 
Admission 


Central Counselling 


State Counselling 


Deemed + Central Institute 


All India 
Quota 


9 (i) 


1stMay 


Commencement of 
Academic Session 


3. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 , in the footnote of Appendix , the following 

shall be substituted in the Time Schedule for Completion of Admission Process for PG (Super 
Specialty ) Medical Courses : 


Note : 1. Institute /College /courses permitted after 15th June will not be considered for 

admission / allotment of seats for current academic year. 


Dr. R . K . VATS , Secy . General, Medical Council of India 

[ADVT.- III /4/Exty./06 / 19 ] 


[ TT III , qus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Footnote : The Principal Regulations namely , “ Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 ” were 

published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended vide 
Medical Council of India Notification dated 03 /03 / 2001; 06 / 10 / 2001; 16 /03 / 2005; 23 /03/ 2006 ; 
20 / 10 / 2008 ; 25/03/2009; 21/ 07 /2009 ; 17 / 11/ 2009 ; 09 / 12/2009 ; 16 /04 / 2010 ; 08/ 12 / 2010 ; 
27 /12/2010 ; 09/02 /2012 ; 27 /02 /2012; 28 /03/2012 ; 17/04 /2013; 01/02 /2016 ; 17 /06 / 2016 ; 
08 /08 /2016 ; 31/01 /2017 ; 11/03/ 2017 ; 06 / 05 /2017; 27 /06 /2017 ; 31/07 /2017 ; 20 /02 /2018 ; 
05 /04 /2018 ; 28 /01/2019 ; 08 /03 /2019 & 15 /03/2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOL 

Digitally signed by 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR 

Date: 2019.04 .06 
VERMA 

12:31 :03 + 05 30 


